निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 पौष 1934 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 2 जनवरी 2013 


( सं ० पटना 6 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 


10 सितम्बर 2012 


सं 0 22 / नि 0 सि 0( मुज 0)-06-05 / 2009 / 980— श्री रामोचित रजक, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन 
विभाग , मुजफ्फरपुर के विरूद्व उक्त पद पर पदस्थापन अवधि में ( रामाधार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में 
विभागीय निदेश के विपरित , प्रतिशपथ पत्र दायर करने, एवं तथ्य विवरणी को अपने कार्यालय के अभिलेखों से मिलान 
नहीं करने से संबंधित प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए लिए , विभागीय संकल्प सं0-687 दिनांक 22.4.10 द्वारा 
बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत विभागीय कार्यवाही 
प्रारम्भ की गई । इस बीच श्री रजक दिनांक 30.6.10 को सेवानिवृत हो गये । तत्पश्चात विभागीय आदेश सं0-40 सह 
पठित ज्ञापांक 345 दिनांक 9.4.12 द्वारा इनके विरूद्व पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली 
के नियम 43 ( बी 0) के तहत सम्परिवर्तित करते हुए विभागीय कार्यवाही जारी रखा गया । 


संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । समीक्षा के क्रम में 
पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री राम, सेवानिवृत मुख्य अभियन्ता के विरूद्व उक्त आरोप प्रमाणित नहीं पाया 
गया हैं । समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए रामोचित रजक, 
सेवानिवृत मुख्य अभियन्ता को दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया । 


2 

बिहार गजट ( असाधारण ), 2 जनवरी 2013 
उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री रामोचित रजक, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर 
सम्प्रति सेवानिवृत को दोषमुक्त किया जाता है । 


उक्त आदेश श्री रजक सेवानिवृत मुख्य अभियन्ता को संसूचित किया जाता हैं । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


भरत झा , 


सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 6-571 + 10 - डी ० टी ० पी ० । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


